... 


. 


. 


AUR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

17 वैशाख 1936 ( श०) 
संख्या 196 राँची ,बुधवार 

7 मई , 2014 ( ई० ) 


सहकारिता विभाग । 


अधिसूचना 
30 अप्रैल , 2014 


संख्या-02 / स्था सह०-163 / 2005- 1542--विभागीय अधिसूचना संख्या- 1425 दिनांक 
5 अक्टूबर, 2005 के कंडिका ख (3) में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की 
धारा 5(2) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के सचिवालय कार्य के लिए श्री बंधना 
कुल्लू, संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड , रांची को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में 
नामित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


कमल किशोर सोन , 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 196 – 50 | 


